निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन 1933 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 27 फरवरी 2012 


( सं० पटना 65 ) 


सं0 3-ए-2- वे0पु0 -10/ 2010 – 2139 विo 

वित्त विभाग 


शुद्धि -पत्र 
24 फरवरी 2012 


विषयः — उप -निर्वाचन पदाधिकारी के लिए उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा पर लिए गए निर्णय के संबंध में निर्गत संकल्प सं0 

11989 , दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के क्रम सं0 32 के विलोपन एवं दिनांक 01 /01/ 1996 के प्रभाव से 
वेतनमान संशोधन के संबंध में । 

फिटमेंट कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर वेतन पुनरीक्षण से संबंधित राज्य सरकार के संकल्प सं0 660, दिनांक 
08 / 02/ 1999 द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी एवं उप-निर्वाचन पदाधिकारी को समान वेतनमान 6500-10500/- की स्वीकृति 
प्रदान की गयी थी । उप -निर्वाचन पदाधिकारी का पद निर्वाचन सेवा में अवर निर्वाचन पदाधिकारी से प्रोन्नति का चिन्हित पद 
है । 01 /01/ 1996 से दोनों पदों के समान वेतनमान की स्वीकृति के कारण नियमित प्रोन्नति एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 
योजना नियमावली, 2003 के क्रम में वृत्ति उन्नयन के निमित्त वेतनमान की समस्या थी । प्रोन्नति के पद सोपान को 
दृष्टिपथ में रखते हुए उप-निर्वाचन पदाधिकारी पद का दिनांक 01 / 01 / 1996 के प्रभाव से वेतनमान 6500- 10500 / - को 
संशोधित करते हुए वेतनमान 8000- 13500/ - की स्वीकृति दी जाती है । उक्त संशोधन के आलोक में वेतन का निर्धारण 
संकल्प सं0 660 , दिनांक 08 /02/ 1999 के आलोक में किया जायेगा । 

बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के ज्ञापांक 49 , दिनांक 22/ 12/ 2006 द्वारा 
अधिसूचित हुई । यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हुई है । इस नियमावली द्वारा उप -निर्वाचन 
पदाधिकारी को 10000- 15200 / - का वेतनमान स्वीकृत किया गया है । इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 फरवरी 2012 
22/ 12 / 2006 से उप-निर्वाचन पदाधिकारी को 10000 -15200/ - का वेतनमान अनुमान्य है । दिनांक 22 / 12 / 2006 के पूर्व 
एवं 01 / 01 /1996 के बाद उप -निर्वाचन पदाधिकारी 8000 - 13500 / - का वेतनमान प्राप्त करेंगे जो 22 / 12 / 2006 से 
10000 - 15200 / - के वेतनमान में परिवर्तित हो जायेगा । 

उच्चस्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा के क्रम में संकल्प सं0 630 , दिनांक 21/01/ 2010 में संशोधन से संबंधित वित्त 
विभाग का संकल्प 11989 , दिनांक 30 / 12/ 2011 के क्रम सं0 32 पर उप-निर्वाचन पदाधिकारी से संबंधित वेतनमान को 


विलोपित किया जाता है । 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 65 - 571 + 500 -डी०टी०पी० 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


